सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 आषाढ़, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 503 राँची, मंगलवार , 


25 जून , 2019 (ई ० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 
21 जून , 2019 


संख्या -02/ वि०1-92 / 2009-2019-- पूर्व में एतद् संबंधित निर्गत विभागीय कार्यालय आदेश 
सं०-249 दिनांक 08.02.2016 को यथासंशोधित करते हुए वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प 
संख्या -2981/ वि . दिनांक 01.09.2009 एवं संकल्प संख्या-1779/ वि ० दिनांक 21.05.2014 तथा अन्य 
अनुवर्ती अनुदेशों में निहित प्रवधानों के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पदाधिकारियों/कर्मियों को | ब्च्ड | ब्च् स्वीकृत करने हेतु निम्नरूपेन विभागीय स्क्रीनिंग समिति 
पुनर्गठित की जाती है 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 25 जून , 2019 


1 . 


अध्यक्ष 


प्रधान सचिव/ सचिव , 
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , 


झारखण्ड, राँची 


2 . 


सदस्य 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 
झारखण्ड द्वारा मनोनीत पदाधिकारी 


3 . 


सदस्य 


योजना- सह -वित्त विभाग, 
झारखण्ड द्वारा मनोनित पदाधिकारी 


4 . 


सदस्य 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 
झारखण्ड द्वारा मनोनीत 
अनु 0 जाति / जनजाति का एक प्रतिनिधि 


5 . 


सदस्य सचिव 


संयुक्त सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव 
( सम्बन्धित वरीय स्थापना प्रभारी), 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची । 


ह ० / 


विनोद अनुग्रह मिंज, 
निदेशक ( प्रशासन ) । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 503 50 


